रजिस्ट्री सं . डी . एल. - -- 33001/ 99 


" REGISTERED . NO . DL -33001/ 99 


sult 


मया माते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India . 


AR 


प्राधिकार से प्रकाषित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


. 


सं . 16 ] 
No . 16 ] 


मई दिल्ली, शनिवार, जलाई 17, 1999/ आषाढ़ 26, 1921 . . 
NEW DELHI , SATURDAY , JULY 17 , 1999 / ASADHA 26 , 1921 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 
= - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- .. 


-- . - 


माग II - RE 4 

PART II - - Section 4 
रक्षा मंत्रालय बारा जारी किए गए सांविधिक नियम और मावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


A 


aru 


- 


. 


. 


- 


anM 


- 11 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 6 जुलाई, 1999 
का . नि . पा . 116: - - चूंकि केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं . का . नि . पा . 224 तारीख 29 अगस्त , 1987 द्वारा वायुसेना युनिट 
सं . 54 वायु सामग्री पार्क , वायुसेना के पास -पास की भमि के उपयोग और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी , जिससे 
कि ऐसी भूमि को भवनों और बाधाओं से मुक्त रखा जा सके ; 

और चूंकि केन्द्र सरकार ने का नि . पा . 119 तारीख 4 जन 1996 द्वारा अवधि बढ़ाई थी , जो 28 फरवरी 1998 
को समाप्त हो गई ; 

अतः अब केन्द्र सरकार रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 ( 1903 का 7 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खड ( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि कलक्टर गुड़गांव जिला कार निविप्ट भीम के संबंध में इस मधिसूचना के जारी 
होने की तारीख से दिसम्बर , 2000 तक उक्त धारा के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेगा । 
[रक्षा मन्त्रालय वा मे मु/ एम . 36009/ 11 4/1/ इब्यू ( एम सी )/ 830/ डी ( एयर-II) ] 

डा . परविंदर कौर , प्रवर सचिव 
MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 6th July, 1999 
S. R . O . 116. - Whereas the Central Government had declared to impose restrictions upon the use and enjoy 
ment of the land in the vicinity of Air Force Unit No. 54 Air Store Park , Air Force to keep such land free from 
buildings and obstructions as specificd in Notification No. SRO 224 dated 29th August, 1987 ; 
1988 GI/99. - 1 

( 115 ) 


116 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17, 1999 / ASADHA 26, 1021 APART W - Sto . 

- - - - - - - 
And whereas, the Central Government extended period vide SRO 119 dated 4th June, 1996 which expired 
on 28th February 1998 ; 


Alia 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( B ) of Sub -section (i) of Scction 9 of the Works 
of Defence Act, 1903 ( 7 of 1903 ), the Central Government hereby directs that the Collector , Gurgaon District shall 
take necessary aetion under the said Section till December 2000 in respect of the land specified above from the date 
of issue of this Notification . 


[ Min . of Def 


No . Air HQ/ S. 36009 / 114 /1 / W ( MC)/ 830 / D ( Air-II )] 


DR. PARVINDER KAUR, Under . Secy. 


(वित प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1999 


का . नि . मा . 117. --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुभव 
309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
रक्षा लखा ( समूह " ग " और समूह ", " पद ) भी नियम , 
1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात : 
1. ( i) इम नियमों का संक्षिप्त माम रक्षा लेखा ( समूह 

"ग " और " " पद ) भर्ती प्रथम (संशोधन ) 

नियम, 1999 है । 
(ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 
2. रक्षा लेखा ( समूह " ग " और समूह “ घ ” पद ) 
भर्ती नियम , 1971 की अनमूची में , " भाग -1, समह " ग " 
सेवा " शीर्षक के नीचे लिपिक या टंकक के पद से सबंधित 
क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ- 11 और स्तम्भ 12 
में "जिनकी इस रूप में तीन वर्ष से अन्यून की सेवा हो , " 
शब्दों का लोप किया जाएगा । 


11. का . प्रा . संख्या 1440, तारीख 5 मई , 1979 
12. सा . का . नि . संख्या 702, तारीख 19 मई, 1979 
3. सा . का . नि , संख्या 48 , तारीख 19 जनवरी, 1980 
4. सा . का . नि . संख्या 178 , तारीख 16 फरवरी, 1980 
5. सा . का . नि . संख्या 482, तारी 3 मई, 1980 
18 . सी . का . नि . संख्या 10 38 , तारीख 28 नवंबर, 1981 
17. सा . का . नि . संख्या 119 , तारीख 6 फरवरी , 1982 
18. सा . का . नि . संख्या 311, तारीख 27 मार्च 1982 
19. सा . का . नि . संख्या 592, तारीख 13 अगस्त , 1983 
20. सा . का . नि . संख्या 853, तारीख 19 नवंबर , 1983 
21. सा . का . नि . संख्या 1009, तारीख 31 दिसंबर, 1983 
22. सा . का . नि . संख्या 226 , तारीख 3 मार्च, 1983 
23. सा . का . नि . संख्या 215 , तारीख 28 सितंबर , 1985 
24 . सा . का . नि , संख्या 302, तारीख 27 सितंबर , 1986 
25. का . नि . आ . संख्या 3, तारीख 17 जनवरी, 1987 
26. का . नि . प्रा , संख्या 79 , तारीख 23 अप्रैल , 1988 

का . नि . पा . संम्या 370, तारीख 13 जनवरी, 1990 
28 . का . नि . पा . सख्या 102, तारीख 26 मई , 1990 
29. का . नि . पा . संख्या 157 , तारीख 24 अगस्त , 1991 
30. का . नि . पा . संख्या 197, तारीख 10 सितंबर, 1991 
31. का . नि . पा . मध्या 94, सारीख 16 मई , 1992 
32. का . नि . प्रा . संख्या 117, तारीख 30 मई , 1992 
33. का . नि . ग्रा . संख्या 217, तारीखें 3 अक्तूबर, 1992 
54. का . नि . आ . संख्या 31 , तारीख 27 मार्च, 1993 
35. का . नि . प्रा , संख्या 68, तारीख 18 जने , 1993 
36. का . नि . प्रा . संख्या 176, तारीख 11 दिसम्बर, 1993 
37. का . नि . प्रा . संख्या 57, तारीख 2 अप्रैल , 1994 
38. का . मि . मी . संख्या 69 , तारीख 21 मई , 1994 
39. कां . मि . पा , संख्या 103, तारीख 18 जून , 1994 
40. का . नि . पा . संस्था 190, तारीख 31 दिसम्बर , 1994 
41. का . नि . पा . संख्या 7, तारीख 20 जनवरी, 1988 
42. का . नि . पा . संख्या 18, तारीख 17 फरवरी, 1996 
43. का . नि . आ . संख्या 33, तारीख 23 मार्च, 1996 


[ संख्या प्रशा ./ 8/ 8200/ 2/ 24/ जी . पी . डी . ] 
राजेन्द्र मोहन , सहायक वित्त सलाहकार 

( समन्वय ) और अवर सचिव 


पाद-टिप्पर्ण : मल नियम का . मा . सं . 402 3, तारीख 

23 जुलाई, 1971 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित 
द्वारा संशोधन किए गए : - -- 


का . प्रा . संख्या 2558, तारीख 16 सितंबर, 1972 
2. का . मा . संख्या 82, तारीख 12 जनवरी, 1974 
3. सा . का . नि . संख्या 286, तारीख 1 मार्च, 1975 
4. का . मा . संख्या 4757, तारीख 8 नवंबर , 1975 
5. का . पा . संख्या 136, तारीख 10 जनवरी, 1976 
6. सा . प्रा . संख्या 3902, तारीख 30 अक्तूबर, 1976 
7. का . मा . संख्या 2596, सारीख 9 सितंबर , 1978 
8. सा . का . नि . संख्या 1188, तारीख 30 सितंबर, 1978 
9. का . प्रा . संख्या 702, तारीख 24 फरवरी, 1979 
10 का . मा . संख्या 1154, तारीख 7 अप्रैल, 1979 


(a 


ll - 


4 ] 


ORH * T CF4TA 17,1999/* * 26 ,1921 


11:7 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( Finance Division ) 


New Delhi, the 1st July, 1999 
S.R . O . 117.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts (Group C and D posts) Recruitment 
Rules, 1971, namely : 

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts (Group C and D posts) Recruitment ( First Amend 
ment) Rules , 1999 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Schedule to the Defence Accounts (Group C and D Posts) Recruitment Rules, 1971 under the 


and 12 the words with not less than three years service as such " shall be deleted . 

[NO. AN /VIII/8200 /2/XXIV /Gp.DJ 
RAJINDER MOHAN , Asstt. Financial Adviser ( Coord ) 

and Under Seoy. 
NOTE : The principal rules were published vide S.O . No. 4025 dated the 23rd July, 197.1 and subsequently amended 
vide : 
1. S .O . No. 2558 

Dated the 16th Sept., 1972 
2 . S .O . No. 82 

Dated the 12th Jan ., 1974 
3 . G . S . R , No . 286 

Dated the 1st March , 1975 
4 . S . O . No. 4757 

Dated the 8th Nov., 1975 
5 . S . O . No. 136 

Dated the 10th Jan ., 1976 
6 . S .O . No. 3902 

Dated the 30th Oct., 1976 
7 . S .O . No. 2596 

Dated the 19th Sept., 1978 
8. G .S. R : No. 1188 

Dated the 30th Sept., 1978 
9 . S .O . No. 702 

Dated thic 25th Feb ., 1979 
10 . S . O . No. 1154 

Dated the 7th April , 1979 
11. S . O . No . 1440 

Dated the Sth May, 1979 
12 . G .S .R . No. 702 

Dated the 19th May , 1979 
13 . G :S. R . No. 48 

Dated the 19th Jan ., 1980 
14. G : S. R , No . 178 

Dated the 16th Feb ., 1980 
15 . G .S . R . No. 482 

Dated the 3rd May, 1980 
16 . G . Ş.R . No. 1038 

Dated the 28th Nov., 1981 
17. G . S . R , No . 199 

Dated the 6th Feb ., 1982 
18. G .S. R . No. 311 

Dated the 27th March , 1982 
19 . G . S .R . No. 592 

Dated the 13th Aug ., 1983 
20 . G . S. R . No. 853 
21. . G . S .R . No. 1009 

Dated the 31st Dec., 1983 
:22 . G .S . R . No. 226 

Dated the 3rd March , 1984 
23. S . R .O , No, 215 

Dated the 28th Sept., 1985 
24 . S . R . O . No. 302 

Dated the 27th Sept., 1986 
25 . S . R .O . No. 3 

Dated the 17th Jan ., 1987 
26 . S . R . O . No. 79 

Dated the 23rd April, 1988 
27. S .R .O . No. 370 

Dated the 13th Jan ., 1990 
28. S .R .O . No. 102 

Dated the 26th May , 1990 
29 . S. R .O . No. 157 

Dated the 24th Aug., 1991 
30 . S . R . O . No. 197 

Dated the 10th Sept., 1991 
31 . S .R .O . No. 94 

Dated the 16th May , 1992 
32. S .R . O . No. 117 

Dated the 30th May , 1992 
33, S . R . O . No. 217 

Dated the 3rd Oct., 1992 
34 , S .R .O . No. 31 

Dated the 27th March , 1993 
35 . S . R . O . No. 68 

Dated the 18th June , 1993 
36 . S . R . O . No. 176 

Dated the 11th Dec., 1993 
37 , S. R . O . No. 57 

Dated the 2nd April, 1994 


118 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1999 / ASADHA 26 , 1921 


[ PART II -- SEC . 4 ) 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- : . : 


. . 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


1 % DD 


38. S . R . O . No. 69 

Dated the 21st May, 1994 
39 . S . R . O . No. 103 

Dated thc 18th June, 1994 
40 . S . R . O . No . 190 

Dated the 31st Dec ., 1994 
41. S. R. O . No . 7 

Dated the 20th Jan., 1996 
42, S. R . O . No. 18 

Dated the 17th Feb ., 1996 
43. S. R. O . No. 33 

Dated the 23rd March , 1996 . 
नई दिल्ली , 8 जुलाई, 1999 

पाद हिप्पणी : - - यह अधिसूचना 10 अक्तूबर , 1983 के 

का . नि . आ . स . 76 ( अ ) द्वारा प्रकाशित 
का . नि . मा . 118.-. - राष्ट्रीय कैडेट कोर 

की गई थी तथा बाद में उसमें निम्नलिखित 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 31 ) की धारा 12 की 

का . नि . प्रा . द्वारा संशोधन किया गया 
उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र 
में प्रकाशित होने की तारीन्द्र में निम्नलिखित व्यक्तियों को 

1. 18- 8- 1986 का का . नि . मा . सं . 290 
केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर- सरकारी सदस्यों के रूप में 
नियुक्त करती है तथा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के 

2 . 6- 4- 198 7 का का . नि . पा . सं . 154 
का . नि . मा . 76 ( ) दिनांक 10 अक्तूबर , 1983 की 

3. 25- 9- 1987 का का . नि . पा . सं . 298 
अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है : -- 

4. 28- 5- 1990 का का . नि . प्रा . सं . 110 

28- 6 -1990 का का . नि . पा . स . 140. 
उपर्युक्त अधिसूचना में श्रम सं , 12 और उसमें संबंधित 
प्रविष्टियों के लिए "धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के खंड 

30- 9- 1991 का का . नि . पा . सं . 224 
( ज ) के तहत " शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित क्रम संख्या 7. 30- 9- 1991 का का . नि . पा . सं . 225 
तथा प्रविष्टियां रखी जाएं : --. 

22- 6- 1992 का का . नि . आ . सं . 183 
( 12 ) मेजर जनरल ( सेवानिवृत्त ) एच . के . बख्शी , 

9. 20- 5 - 1993 का का . नि . प्रा . सं . 184 
भूतपूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर · · · मदस्य 10. 2 1- 8 - 1995 का का . नि . पा . सं . 188 

11. 16 - 5- 1996 का का . नि . प्रा . सं . 94 
[ फाइल सं . 10 ( 19 )/ 89 - रक्षा ( जी एस 6 ) ] 12. 11 -12- 1998 का का नि . पा , सं . 172 
रजत दत्ता , अवर सचिव 

13. 24- 2 -1999 का का . नि . प्रा . मं . 37 


New Delhi, the 8th July, 1999 


S . R . O . 118 . - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 12 of the National Cadet 
Corps Act, 1948 (31 of 1948 ), the Central Government hereby appoints the following persons as non -official members 
of the Central Advisory Committee with effect froin the date of publication of this notiſication in the Official 
Gazette and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Defence, SRO 76( E ), dated the 10th October, 1983, namely : 

In the said notification, under the heading “ under clause ( H) of sub -section (1 ) of section 12 ", for serial no. 12 
the entry relating thereto , the following serial no, and entry shall be substituted , namely : 
( 12) Maj Gen (Retd .) H . K . Bakshi, Ex -DGNCC – Member 

[ File No . 10 (19)/89- D ( GS. VI)] 

RAJAT DATTA, Under Secy . 
Foot Note : -- The notification was published vide SRO No. 76 ( E ), dated the 10th October , 1983 and subsc 
quently amended vide : 
1 . S . R. O . No . 290 dt. 18 -8 - 1986 
2. S . R . O . No . 154 dt. 6 - 4 -1987 
3. S . R. O . No. 298 dt. 25 - 9- 1987 
4. S. R. O . No . 110 dt. 28- 5- 1990 
5. S . R. O . No. 140 dt . 28 - 6-1990 
6. S . R. O . No. 224 dt. 30 - 9 -1991 
7 . S. R. O . No. 225 dt. 30 - 9- 1991 
8. S. R. O . No. 183 dt. 22- 6 -1992 
9. S. R . O . No . 184 dt. 20 - 5- 1993 
10 . S. R . O . No. 188 dt. 21 - 8 - 1995 
11. S. R. O . No . 94 dt . 16 - 5- 1996 
12. S . R . O . No . 172 dt. 11 -12-98 
13 . S , R. O . No. 37 dt. 24- 2 -1999 


भाग 


खर 4 ] 


भारत का राजपत्र : जुलाई 17,1999/ प्राषाढ़ 26,1921 


119 


- 


- - - - -- - - 


- - - - 


3. उक्त नियम में , विद्य मान अनुसूची 1 ख के स्थान 
पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी , अर्थात् : - -- 


" अनुसूची 1 ख 

[नियम 8 ( 2 ) देखिए ] 
वैज्ञानिक " च " और वैज्ञानिक " छ ” की गोपनीय 
निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकम करने के लिए 
आन्तरिक छटनी समिति 


( क ) वैज्ञानिक " ध " 
( i ) सचिव , रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या 
उसके द्वारा नामनिर्देशित प्रख्यात वैज्ञानिक 

- - अध्यक्ष 
( ii ) ऐसे दो वैज्ञानिक , जो सचिव , रक्षा अनुसंधान 

और विकास विभाग द्वारा नामनिर्देशित वैज्ञानिक 
" छ " के स्तर से नीचे का न हो - - सदस्य 


( रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ) 

____ नई दिल्ली , 9 जुलाई, 1999 
का . नि . प्रा . 119. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 
309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम , 1979 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : --- 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और 

. विकास सेवा ( संशोधन ) नियम , 1999 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 
2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम , 1979 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के 
नियम 8 में , - -- 

( अ ) उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) में “तय की जाएगी " 
शब्दों के पश्चात् “सिवाए वैज्ञानिक ज ( उत्कृष्ट वैज्ञानिक ) 
की दशा में , जो प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा, " शब्द जोड़े 
जाएंगे ; 

( प्रा ) उप नियम ( 2) के खंड ( क ) में ,--- 
(i ) " सेवा में एक श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में " 

शब्दों के स्थान पर "वैज्ञानिक ज ( उत्कृष्ट 
वज्ञानिक ) श्रेणी के पद के सिवाए सेवा में एक 
श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में " शब्द रखे 

जाएंगे ; . 
( ii ) " वैज्ञानिक च से छ तक के लिए " शब्दों के 

पश्चात " और वैज्ञानिक छ में ज ( उत्कृष्ट 

वैज्ञानिक ) तक के लिए " शब्द जोड़े जाएंगे । 
( iii ) " और न्यूनतम पांच वर्ष की आवासी कालावधि 

के पूरा होने पर वैज्ञानिक च की , " शब्दों के 
स्थान पर " और क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष 
की पावासी कालावधि के पूरा होने पर वैज्ञानिक 
च और वैज्ञानिक छ की , " शब्द रखे 
जाएंगे । 


( i ) सचिव , रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या 
उसके द्वारा नामनिर्देशित प्रख्यात वैज्ञानिक . 

- - अध्यक्ष 
(ii ) ऐसे दो वैज्ञानिक , जो सचिव, रक्षा अनुसंधान 

और विकास विभाग द्वारा नामनिर्देशित वैज्ञानिक 
" ज " के स्तर से नीचे का न हो -- - सदस्य 


टिप्पण : अध्यक्ष से भिन्न , समिति के किसी सदस्य की 

अनुपस्थिति के कारण प्रांतरिक छटनी समिति 

की कार्यवाहियाँ प्रविधिमान्य नहीं होंगी । " 
4. उक्त नियम में , विद्यमान अन सूची 1 घ के 
स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :- - 


" उक्त अनुसूची 1 ध 

[ नियम 8 ( 2 ) देखिये ] 
रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में अगली उच्चतर श्रेणी 
में प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक " च " और वैज्ञानिक " छ " की 
उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए पीयर समिति 
( i ) अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र , रक्षा --- अध्यक्ष 

अनुसंधान और विकास विभाग 
( ii ) सचिव , रक्षा अनुसंधान और विकास -- सदस्य 

विभाग 


( इ ) उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) में उपखंड 
के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--- 
" (iii ) अनु सूची 1घ में विनिर्दिष्ट पीयर समिति ऐसे 

वैज्ञानिक " ज " का मूल्यांकन करेंगी जिन्होंने उस 
श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली 
है और जिनके बारे में आन्तरिक छटनी समिति 
धारा गुणागुण उपलब्धियों, नेतृत्व और प्रबंधकीय 
गणों के प्राधार पर वैज्ञानिक " ज " के पद पर 
प्रोन्नति के लिए सिफारिश कर दी है , वहां 
साक्षात्कार मिर्धारण नहीं किया जाएगा " । । 


( iii ) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित केन्द्रीय सरकार -- - सदस्य 

के अन्य वैज्ञानिक विभागों से कोई दो 
सचिव 


( iv ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई विज्यात - सदस्य 

वैज्ञानिक या प्रबंध विशेषज्ञ 


120 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1999./ASADHA 26 , 1921 


[PART 1. fec . 4 ] 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


. 


- -- 


( 5 ) अनुसंधान और विकास महानिदेशक द्वारा -- सवस्य 

नामनिर्देशित रक्षा अनुसंधान और विकास 

संगठन का एक प्रख्यात वैज्ञानिक 
टिप्पण : अध्यक्ष के भिन्न , पीयार समिति के किसी सदस्य 

की अनुपस्थिति के कारण पीयर समिति की 
कार्यवाहियां प्रविधिमान्य नहीं होगी । " 


8. रक्षा मंत्री के 

वैज्ञानिक सलाहकार 

और अनुसंधान और 
विकास महानिदेशक 


केन्द्रीय सरकार 
समय समय पर किए 
गए विनिश्चय के 
अनुसार 


5. उक्त अनुसूची में विद्यमान आम सूची 2 के स्थान पर 
निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अस् : 


कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
यह सभी पद लचीली मूरक स्कीम के अंतर्गत पाते 


" मनुसूची 2 

निमम ( 4) वेजिए ], 
रक्षा मनसंधान और विकास सेवा में सम्मिलित समह " क " 

पदों की संख्या और वेतनमान 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम पद का नाम वेतनमान पद संख्या 
संख्या 
23 


1. वैज्ञानिक " ख " 

8000- 275- 13500 रु . 
2. वैज्ञानिक “ ग 

10000- 325 -18200 रु . 
3. बैज्ञानिक " " 

1-2000- 375 - 16500 रु . 5391 * * 
4. वैज्ञानिक "हु " 14300- 400 - 18300 रु . 
5. हानिक "च " 1:64001450- 20000 रु . 
6. शामिक " छ " 18400- 500- 22400 रु . 
7. वैज्ञानिक " ज " 22400- 525- 24500 रु . 18 
( उत्कृष्ट वैज्ञानिक ) 

* ( वैज्ञानिक 


[ सं . डी पार डी ओ/ 762.0 5/ एम पी डी ] 

एन . सी . एस . नेगी, प्रवर सचिव 
पाद टिप्पण : - - रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा 
नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 4 में का , नि . पा . . 8 
तारीख 30 दिसम्बर , 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 
मूल नियम का का . नि . पा . 307 तारीख 10 अक्तवर, 
1980 , का नि . मा . 196 सारीख 102 अगस्त , 1982 . 
का मिपा. 169 तारीख:05- मई, 1988, का नि . प्रा . 176 
सारीख 7 ममस्त , 1984, का . मि . पा . 228 तारीख 
13 नवम्बर , 1984, का . नि . प्रा . 170 तारीख 12 ग. लाई , 
1985 का . नि . पा . 186 तारीख 02 अगस्त , 1985, 
का . नि . पा . 228 तारीख 06 जून , 1986, का . नि . पा . 158 
तारीख 04 मई , 1987 , का . नि . मा . 3.28 तारीख 25 
सितम्बर , 1990, का . नि . पा . 11 तारीख 10 अगस्त . 
1990 , का . नि . पा . 1 तारीख 04 जनवरी, 1991 , 
का . नि . प्रा . 33 तारीख 17 जनवरी, 1991 , का . नि . पा . 
74 तारीख 05 मार्च 1991, का . नि . पा , 146 तारीख 
- 04 साई , 1991, का नि : मा . 74 तारीख 24 मार्च 
1.992, का . नि . मा , 125 तारीख 29 मई , 1992, 
का नि . मा . 157 तारीख 26 अगस्त , 1994, का . नि . पा . 
34 तारीख 08 मार्च, 1996, का . नि . मा . 33 .तारीख 
02 फरवरी , 1998 पीर का . नि . प्रा . 100 तारीख 
30 जुलाई , 1998 द्वारा संशोधित किए गए । 


संख्या का 10 

प्रतिशत ) 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - --- -- - 
- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


( Department of Defencer Research and Development ) 

New Delhi, the 9th July , 1999 
S. R. O . 119. - In exercise of the powers conferred by the proviso to. article 309 of the Constitution, the Presi 
dent hereby makes the following rules further to amend the Defence Rescarch and Development Service Rules, 
1979 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Defence Rescarch and Development Service ( Amendment) Rules, 1999 . 
( 2) . They shall .comcinto force . on the date of their publication in the Official. Gazette . 

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said ruels ), 
in rule 8, 

(A ). in suburule (1), in clause (b ), after the words " that particular post” , the words except in the case of 
Scientist H ( Outstanding Scientist) . which shall be filled by promotion " shall beinsertel. : 


(9141 


PATTY : 


1.7, 10 


/ 4 * 2 1921 


121 


un 


. 


( B ) in sub -rule (2 ), in: clause (a ).. 

(i) after the words " next higher grade in the service" , the words " excopt to the grade of Scientist H 
( Outstanding Scientist)" shall be inserted : 
( ir ) after the words " Scicntist F to " G " , the words and for Scientist G to Scientist H (Outstanding 
Scientist )" shall be inserted ; 
(iii) for the words and of Sciatist F on completion of minimum residency period of five years" , the 
Words " and of Scientist F and Sci ntist G , on completion of minimum residency period of five years and 

three years respectively " shall be substituted ; 
( C ) in sub -tule (2), in clause (b ), after sub -clause ( ii ), the following sub- clause shall be inserted , namely ; 

" ( iii ) The Peer Committee as specified in Schedule ID shall assess Scientist G , who have completed 
threc years regular scrvice in tho grade and have been recommended by the laternal Sercening Committec , 
for promotion to the post of Scientist H (Outstanding Scicntist ) based on merit, achiçvements , leader - 

ship and managerial qualities. There shall be no assessment interview ” . 
3. In the said rules, for the existing Schedule 1B the following Schedule shall be substituted , namely : 

" Sehedule HB 

(See rule $ 29 
The Interpal Screening Committee to reviow confidential performance appraisal reports 

of Scientist F and Scientist G 
(a ) Scientist F 

(i) Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated 
by him . 

- Chairperson 
( ii) Two Scientists not below the level of Scientist G nominated by the Secretary , Department of Defence 
Research and Development. 

- Members 
(b ) Scientist G 


(i) Secretary , Department of Defence Rescarch and Development or a Distinguished Scientist nominated 
by him . 

- Chairperson 


( ii) Two Scientists not below the level of Scientist H (Outstanding Scientist) nominated by the Secretary 
Department of Defence Research and Development. 

--Members 
Note : The absence of any member of the Committee other than the Chairperson shall not invalidate the pro 
ceedings of the Internal Screening Committee ." 

4 . In the said rules, for the existing Schedule ID , the following Schedule sball be substituted , namely : me 


Schedule ID 


[See rule 8(2 )] 
The Peer Committee for assessing suitability of Scientist F and Scientist G for promotion to the 

next higher grade in Defence Research and Development Service . 
(1) Chairman , Recruitment and Assestnicnt Centre , Department of Defence Research 
and Development. 

- Chairporson 


(ii) Secretary , Dopartment of Defence Research and Development 


- Member 


(ii) Ady two Scretaries from other Scientific Departments of the Central Government 

decided by the Chairperton 


- Membor 


( iv ) An eininent Scientist or Management Specialist, nominated by the Chairperson 


- Momber 


122 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17, 1999 , ASADHA 26 , 1921 


[PART II — SĒC. 4 ] 


(v ) One Distingushed Scientist of Defence Research and Development Organisation , 

nominated by Director Genoral of Rosearch and Development 


- - Member 


Note : The absence of any member of the Peer Committee other than the Chairperson shall not invalidate 
the proceedings of the Peer Committee ." 


5 . In the said rules, for the existing SCHEDULE II, the following Schedule shall be substituted , namely : 


" Schedule II 


[See rule (4 )] 


Number and scales of pay of Group A posts included in the Defence Research and Development Service 


Si. 


Designation of Post 


No , of Posts* 


No . 


Rs. 8000 - 275 - 13500 


1. Scientist B 
2 . Scientist C 
3. Scientist D 
4 . Scientist ‘ E 


Rs. 10000 - 325- 15200 
Rs. 12000 -375- 16500 
Rs. 14300-400 -18300 


5391 * ** 


5. Scientist F 


Rs. 16400 -450 - 20000 


6 . Sciontist G 
7 . Scientist H ( Outstanding Scientist) 


Rs. 18400 - 500 - 22400 
Rs. 22400 - 525- 24500 


18 


( 10 % of the strength 
of Scientist G ) 


8 . Scientific Adviser to Raksha Mantri and 

Director General Research and 
Development 


As decided by the Central Government 
from time to time. 


* Subject to variation dependent on workload . 


[No . DRDO /76205/MPD ] 
N .C . S. NEGI, Under Secy. 


Foot Note : - The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part- II 
Section 4 , vide S . R . O . 8 dated the 30th December , 1978 , have been amended vide S . R . O . 307 dated the 10th 
October," 1980 , S . R . O . 196 dated the 2nd August, 1982 , S . R . O . 159 dated the 5th May , 1983 , S . R . O . 176 dated the 
7th August , 1984 , S . R . O . 228 dated the 13th November , 1984 , S . R . O . 170 dated the 12th July , 1985 , S . R . O . 185 
dated the 2nd August, 1985, S . R . O . 228 dated the 6th June, 1986 , S . R . O . 158 dated the 4th May , 1987, S . R . O . 
328 dated the 25th September , 1987, S . R . O . 11 - E dated the 10th August, 1990 , S . R . O . 1 dated the 4th January , 1991 , 
S . R . O . 33 dated the 17th January , 1991, S . R . O . 74 dated the 5th March , 1991, S . R . O . 146 dated the 4th July , 1991, 
S . R . O . 74 dated the 24th March , 1992 , S .R .O . 125 dated the 29th May , 1992 , S . R . O . 157 dated the 26th August, 
1994, S .R . O . 34 dated the 8th March , 1996 , S. R . O . 33 dated the 2nd February , 1998 and S.R . O . 100 dated 30th 
July , 1998 . : 


[ भाग 11- खंड 4 ] 


.. 


- 


- - - 


. 


भारत का राजपत्र जुलाई 17, 1999/ ग्राष. 26,1921 

-- - --- 
नई दिल्ली , 8 जुलाई, 1999 


: - 


- . - -- ---- 


- - - ---- - - --- - 


का . नि . आ . 120. -~- राष्ट्रपति , अंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्स शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ( प्रशासनिक तथा भंडार पद ) भर्ती नियम , 1993 को जहां तक उनका 
संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें एसे अधिक्रमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है , रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक 
गणता आश्वासन महानिदेशालय म प्रशासनिक अधिकारी को पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : - - 


N 


1 . मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनसंधान तथा विकास संगठन और 
वैमानिक गुणता प्राश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय , प्रशासनिक अधिकारी पद भर्ती नियम , 1999 है । 

( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2 . पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - - उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो 
इन निगमो में उपाबद्ध उक्त अनु मुची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

भर्ती की पद्धति , प्राय -सीमा और अर्हताएं : - - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , मायु - सीमा , प्रर्हताएं और उमसे 
संबंधित अन्य बाने वे होगी जो पूर्वोक्स अनुमत्री के स्तम्भ ( 5 ) मे स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : ---यह व्यक्ति - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति मे जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति मे विवाह किया है । 
उयन गदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष 
कार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को 
इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


शिथिल करने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , 
यहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
या पदों को बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


- व्यावनि : - न नियमों की कोई बात , ऐसे प्रारक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं 
डालेगी . जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनसार अनसुचित जातियों , 
अनसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन- सह- सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए 
संख्या 

ज्येष्ठता या व्यक्तियों के लिए प्राय - मीमा वर्षों का फायदा 
योग्यता के 

अनमय है या नहीं 
आधार पर 
चयन अथवा 

अचयन 
( 1 ) 

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
प्रशासनिक 65 * साधारण 6500 चयन - मह लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
अधिकारी ( 1999 ) केन्द्रीय सेवा , 200 - ज्येष्ठता 

* कार्यभार के समह ख " 10, 500 

आधार पर राजपत्रित , 
परिवर्तन अननसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


- 


( 5 ) 


___ ( 6) 


- 


( 7) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


1988 6 


- 2 . 


- 


124 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1999 / ASADHA 26, 1921 [ PART II - SEC. 4 ] 

- . --. . - - -- - -- - - - - - - - --- - --- - - . - - -- - - - - 
सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित मीध भर्तीकिए जाने वाले व्यकि लयों परिदीक्षा की अवधि , यदि कोदो 

के लिए विहित प्रायु और शैक्षिक 
श्रहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


--- -- - - -- - ---- - - 


- 


- 


- 


( 9 ) 


( 10 ) 


लागू नहीं होता . 


लाग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीध होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति 
समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति पामेलम द्वारा भर्ती की ; .दश में 
वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति पामेलन किया जाएगा 


( 12 ) 


प्रोन्नति , जिसके न हो मकने पर प्रतिनियुक्ति द्वाग । 


प्रोन्नति : - --5500 - 9000 . . के वेतनमान में ऐसा 

प्रशासनिक अधीक्षक कार्यालय अधीक्षक श्रेणी - 1, 
जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की 


टिप्पण : -- जहां से कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में 

जिन्होंने अपनी ग्रहक पात्रता सेवा पूरी कर ली है , 
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां 
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी दिनार किया 
जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई 

सी अहंक पात्रता मेवा अपेक्षित अहंक /पानाला संवा 
के ग्रावे में अधिक से या दो वर्ष में , इनमें से जो 
भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर ली है , जिन्होंने सी गईकमला 
मेवा पहले ही पूरी कर ली है । 


प्रतिनियक्ति : -- केन्द्रीय सरकार के गम अधिकागे :- - 
( क ) ( 1 ) ओ नियमित आधार पर मद श पद धारण 

किए हुए हैं , या 


( 2 ) जिन्होंने 5500- 9000 म . के बेतनमाम भनीन 

बर्प नियमित मेवा की है , या । 


जिन्होंने 5000- 8000 रु . के वेतनमान रह 

वर्ष नियमिन मेवा की है, और 
( ख ) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अनाए और 

अनुभव है । 


---- - - - 


- - - - 


... 


[ भाग II - - 


4 ] 


भारत का राजपन्न : जुलाई 17, 1999/ माषाढ़ 2 6, 1921 


125 

- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- : . - . - - - - - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - -. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- - - 


-- 


- 


.. -- -- - 


- 


( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में मिनी या 

समतुल्य । 
( ii ) कार्मिक प्रबंध या सामान्य प्रशासन में कम से 

कम तीन वर्ष का अनुभव । 
पोषक प्रवर्ग के मे विभागीय अधिकारी, जो प्रान्नति 

की मीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के 
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियमित व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं 
होंगे । प्रतिनियक्ति की अवधि जिमके अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उमी या किमी अन्य मगठन /विभाग में 
इस नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कार 
बाह य पद पर प्रतिनियक्ति की अवधि है , माधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियक्ति पर 
नियुक्ति के लिए अधिकतम प्राय मीमा आवेदन 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष म अधिक 

नहीं होगी । 
- -- - ----- - -- - - - - 


. - - --- - -- - - -- - -- ------ 


यदि विभागीय प्रोमति समिति है तो उसकी सरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक मेवा प्रायोग 
से परामर्श किया जाएगा 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


( 13 ) 


मम ह " " राजपत्रित विभागीय प्रोन्नति ममिति :---- 


सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं 


1 . मुख्य नियंत्रक रक्षा अनुसंधान और 
विकास संगठन 


- - अध्यक्ष 


2. निदेशक , कार्मिक रक्षा अन संधान और 
विकास मंगठन 


-- - सदस्य 


3. रक्षा अनुसंधान और विकास या समेकित विस 
विभाग से एक अधिकारी जो अवर सचिव 
की पंक्ति में निम्न न हो 


- सदस्य 


+ 


- 


- 


--- - - - - - - - - --- - 


[ फा . सं . डी . प्रार . टी . ओ. 1634 2/3 ओ. एम . पी . डी . ] 

एन . सी . एम . नेगी , अवर सचिव 


New Delhi, the 8th July , 1999 
S .R . O . 120 . -- In cxercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constiiution and in 
supersession of the Defence Research and Development Organisation (Administrative and Stores posts ) Recivit . 
ment Rules , 1993 in so far as they relate to the post of Administrative Officer , except as respects things donc or 
omitted to be done before such supcrsession , the President hereby makes the following rules regarding the method 


S 


. 


- - 


- 


126 

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1999 / ASADHA 26 , 1921 [PART 11 - Sec . 4 
- - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -- - 
of recruitment to the post of Administrative Officer in the Defence Research and Development Organisation and 
Directorate General of Aeronautical Quality Assurance under the Ministry of Defence , namely :--- 


1. Short title and commencement. - - ( 1) These rules may be called the Defence Research and Development 
Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, Administrative 
Officer Post Recruitment Rules, 1999 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . Number of post, classification and scale of pay. - - The number of the said post , its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4 ) of the Schedule annexed with these rules . 


3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications. -- The method of recruitment to the said 
post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specificd in columns (5 ) to . 
( 14 ) of the Schedule aforesaid . 


4 . Disqualifications . - -No person , 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


(b ) who having a spouse living has entered into or contractod a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to any of the said post: 


Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing 
exempt any person from the operation of this rule , 


5. Power to relax . - -Whcre the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons . 


(). Saving. – Nothing in these rules stall ailect reservations, relaxation of age limit and other concessions re 
quired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -Servicemen and other special catcgories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. 


SCHEDULE 


Naine of post 


Classification 


Scale of pay (Rs.) 


No. of 

post 


3 


Administrative Officer 


65* (1999) 


General Central Service Group B 
Gazetted Non -Ministerial 


Rs. 6500 -200- 10500 / 


* Subject to variation dependent on work load . 


- 


. - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Whether selection by merit or 
sclection cum -seniority or non 
selection post 


Age limit for 
direct recruits 


Whether benefit of added 
years of service admissible 


Educational and other 
qualification required for 
direct recruits . 


6 


Selection -cum -Seniority 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


- - 


- 


-- - ---- 


T711 - - 141 PRU 17 747 MATE 17, 1990/9197 26, 1921 

127 
= = - = -= - = - - = 

- - - - = = 

= = = = = = = 
Whether age and Period of Method of recruitment In case of recruitment by promotion / 

ducational qualification probation , if any whether by direct recruit - deputation /absorption grade from which 
prescribed for direct 

ment or by promotion promotion /deputation /absorption to be 
ecruits will apply in the 

or by deputation /absorp made. 
ase of promotees 

tion and percentage of the 
posts to be filled by 

various methods. 
9 

10 
Not applicable Not applicable Promotion failing which Promotion : 

by deputation 

Administrative Superintendent/Office 

Superintendent Grade-I in the pay scale 
of Rs. 5500 - 9000 with three ycars regu 

lar service in the grade. 
Note : Where juniors who have completed 

their qualifying /eligibility service are 
being considered for promotion , their 
seniors would also be considered pro 
vided they are not short of requisite 
qualifying/ eligibility service by more 
than half of such qualifying service 
or two years , whichever is less , and have 
successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher 
grade alongwith their juniors who have 
already completed such qualifying /eligi 
bility service. 
Deputation : 

Officers under the Central Government 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 

basis ; or 
(ii ) with three years regular service in 

posts in the scale of Rs. 5500 -9000 ; or 
( iii) with six years regular service in posts 

in the scale of Rs. 5000 - 8000 ; and 
(b ) Possessing the following cducational 

qualifications and experience : 
(i) Degree from a recognised University 

or equivalent ; and 
( ii) At Icast three years experience in 

Personnel Management or General 

Administration , 
The Departmental Officers in the feeder 

category who are in the direct line of 
promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment on dcpu 
tation . Similarly, deputationists shall 
not be eligible for consideration for 
appointment by promotion (Period of 
deputation including period of depu 
tation in another ex - cadre post held 
immediately preceding this appointment 
in the same or some other Organisation / 
Department of the Central Government 
shall ordinarily not to exceed three years . 
The maximum age limit for appointment 
by deputation shall not be exceeding 
fifty six years as on the closing date of 
receipt of applications . 


1988 G1 /99 _ _ 3 . 


128 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1999 / ASADHA 26 , 1921 


[PART II SEC , 4 ) 


- - 1 


- - UU 


If a Departmental Promotion Committee exists ; what is its composition Circumstance in which Union Public 

Service Commission is to be consulted 

in making recruitment. 
- - - 

14 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


13 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


Consultation with Union Public Service 
Commission not necessary . 


Group B Gazetted Departmental Promotion Committee : 
(i) Chicf Controller, Defence Research and Development 

Organisation - Chairman 
( ii ) Director of Personnel, Defence Research and Development 

Organisation - -Member 
( iii ) An officer not below the rank of Under Secretary from the 

Department of Defence Research and Development or Integrated 
Finance (Research and Development) - Member 


- 


- -- 


- - 


- - - 


- 


- - 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- . 


- - 


- - - 


- 


- 


[ File No. DRDO / 16342/AO /MPD ) 

N .C .S. NEGI, Under Socy . 


Printed by tho Manager, Govt . of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Coptroller of Publications, Delhi- 110054 , 1999 


